निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 578) 


1 श्रावण 1935 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 23 जुलाई 2013 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2013 
सं० 3- ए - 5 - से०नि०- 10 / 2008( अंश)-7495 -वि० – भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

बिहार सेवा ( संशोधन ) संहिता, 2013 
__ 1 . संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः- ( 1) यह बिहार सेवा ( संशोधन ) संहिता, 2013 कही जा 
सकेगी। 

( 2 ) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

2 . बिहार सेवा संहिता के नियम -73 उप -नियम ( 1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद अगले 
परन्तुक के रूप में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः 

“ परन्तु और भी कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सक 
की सेवा-निवृत्ति की तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को वह 65 वर्ष की आयु पूरी कर 
लेता है किन्तु यदि किसी माह की पहली तिथि को उनकी जन्मतिथि है, तो वे उसके 
ठीक पहले के माह की अंतिम तिथि के अपराह्म में सेवा -निवृत्त होगा । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 578-571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


